सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 637 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

____ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
18 जुलाई, 2016 ई०। 


संख्या - 12 / प्रो० - 09 - 03 / 2015 का० 6132 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय स्थापना 
समिति की अनुशंसा के आलोक में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक योजना 
सह -वित्त विभाग, झारखण्ड़, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 12 /प्रो०- 09 -03 /2015 का०6133-- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 
श्री उपेन्द्र प्रसाद , आप्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड, राँची (संप्रति पदस्थापन 
की प्रतिक्षा में ), को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक विधि विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद 
के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 10 अगस्त , 2016 
संख्या- 12 / प्रो० - 09 -03 / 2015 का० 6134 -- झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा 
के श्री उदय शंकर, आप्त सचिव, कल्याण विभाग, प्रतिनियुक्त माननीय मंत्री, कल्याण 
( अल्पसंख्यक कल्याण सहित), महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखण्ड, राँची के कार्यालय ( संप्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में ), को विभागीय स्थापना 
समिति की अनुशंसा के आलोक में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कृषि , 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची में आप्त सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध 
पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 637 – 50 | 


